निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 831 ) 


6 कार्तिक 1935 ( श० ) 
पटना, सोमवार , 28 अक्तूबर 2013 


सं0 ICDS / 80050 /04- 2013 - 5463 

समाज कल्याण विभाग 


संकल्प 

10 अक्तूबर 2013 
वित्तीय वर्ष 2013 - 14 से आई. सी . डी. एस . अन्तर्गत DFID सम्पोषित SWASTH कार्यक्रम के सहयोग से 
समेकित कार्य -निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (Integrated Performance Management System) 

लागू करने की स्वीकृति । 

1 . समेकित कार्य - निष्पादन प्रबंधन प्रणाली (Integrated Performance Management System) का 
लक्ष्य आई. सी . डी. एस. के प्लेटफार्म द्वारा बच्चों और माताओं के लिए वांछित स्तर के पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों 
की प्राप्ति में बिहार को समर्थ बनाना है । कार्यसंचालन के लिहाज से समेकित कार्य - निष्पादन प्रबंधन प्रणाली से दो 
अंतर्संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति होगी : 

परिणामों की दिशा में कार्यक्रम का तेजी से संचालन : आंगनवाड़ी सेविकाओं को पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी 
वांछित परिणाम प्रदान करने वाली साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित कार्यवाहियों पर केंद्रित रहने में सहयोग देना और इस 
मामले में कार्यक्रम प्रबंधकों का भी मार्गदर्शन करना । 
समेकित बाल विकास योजना के अंदर पूरक पोषाहार कार्यक्रम और अन्य मुख्य कार्यों के क्रियान्वयन के 
मामले में उत्तरदायित्व को अधिकाधिक बढ़ाना : ऐसा वातावरण तैयार करने वाले अनुश्रवण तंत्रों और प्रोत्साहन 
ढांचों की स्थापना जिनमें अग्रणी कार्यकर्ता अपनी भूमिका और दायित्व कुशलतापूर्वक निभा सकें तथा लिकेज 

को न्यूनतम किया जा सके । 
समेकित कार्य - निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित अवयव होंगे : 
a. आंगनवाड़ी कर्मियों द्वारा मल्टीमिडिया एवं मोबाईल फोन आधारित अप्लीकेशन के माध्यम से गृह भ्रमण एवं 

स्वास्थ्य शिक्षा का सरलीकरण; 
पर्यवेक्षण कर्मीयों द्वारा जी . पी . एस . और कैमरा सक्षमित मोबाईल अप्लीकेशन के माध्यम से सेविकाओं का 
अनुश्रवण ; 
समुदाय और लाभार्थियों के द्वारा सेविकाओं एवं आई. सी. डी. एस. कर्मीयों का अनुश्रवण ( कॉल सेन्टर, एस. एम. एस . 
इत्यादि के माध्यम से ); 


बिहार गजट ( असाधारण ), 28 अक्तूबर 2013 
___ d. सभी हितधारियों को इन्टरनेट आधारित एवं फोन आधारित रिपोर्ट के माध्यम से उपयुक्त सूचनाओं की 

उपलब्धता ; 
e. पोषण स्तर और आई. सी. डी. एस. कार्य निष्पादन सूचकांकों पर आधारित सेविकाओं एवं सभी आई. सी. डी. एस. 

कर्मीयों का कार्य निष्पादन समीक्षा एवं प्रबंधन । 
प्रभाव मूल्यांकन – इसे प्रथम फेज में 4 जिलों में लागू किया जायेगा तथा Third Party Evaluation के आधार पर 
शेष जिलों में लागू किया जायेगा । 

2. डेवलपमेंट र्पाटनरों की सहायता और प्रौद्योगिकियों एवं संसाधनों का उचित उपयोग करते हुए आई. सी . डी. 
एस. हेतु समेकित कार्य - निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का आरंभ चरणबद्ध ढंग से किया जाएगा । सिद्धांततः, उपयोग के लिए 
तैयार अवयवों को पहले काम में लाया जाएगा और अन्य अवयवों को क्रियान्वयन की प्रगति तथा सीखे गए अनुभवों के 
अनुरूप व्यवस्थित किया जाएगा । 

तैयारी का चरण - हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर की परिशुद्धि तथा बुनियादी 

अनुश्रवण प्रणालियों की डिजाइन एवं मार्गदर्शी उपयोग सहित । 
चरण 0 : 

विभिन्न डेवलपमेंट पार्टनर द्वरा किये जा रहे अलग - अलग प्रयासों तथा पायलटों को 
4 से 6 माह 

समेकित करते हुए कार्य - निष्पादन प्रबंधन प्रणाली के अवयव, संरचना एवं प्रणाली का 
विकास करना । 
प्रणाली की जांच और परिशुद्धि । 

4 जिलों में क्रियान्वयन । 
चरण 1 : 
8 से 12 माह 

प्रणाली की जांच और परिशुद्धि । 

असर का सख्त मूल्यांकन । 
चरण 2 : 

राज्य के शेष जिलों में बाद के चरणों में क्रियान्वयन जो Third Party 
12 माह 

Evaluation के आधार पर प्रभाव मूल्यांकन के परिणामों पर निर्भर और उपलब्ध 
क्रियान्वयन संबंधी सहयोग पर आधारित होगा । 


3. आई. सी. डी.एस. योजना के तहत समेकित कार्य निष्पादन प्रबंधन प्रणाली को रू . 88.04 करोड़ की लागत 
से वित्तीयवर्ष 2013 - 14 से लागू किया जायेगा । वित्तीय सहायता के रूप में DFID द्वारा बिहार सरकार को जो राशि 
उपलब्ध कराई जाती है उसमें से समाज कल्याण विभाग को SWASTH कार्यक्रम के लिए बजट उपबंध प्राप्त है । रू . 
88.04 करोड़ राशि में से बजट उपबंधित रू .62. 4 करोड के व्यय के लिए राशि को कर्णांकित किया जायेगा । उसी 
प्रकार रू . 25.64 करोड DFID के तकनीकी सहयोग के लिए उपलब्ध राशि से DFID द्वारा व्यय किया जायेगा । 

4. इस योजना के संचालन हेतु विस्तृत दिशा -निर्देश आई. सी . डी . एस. द्वारा बाद में जारी किये जायेगे । 

5 . इस योजना को दिनांक 24.09.2013 की मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वीकृति प्रदान की गयी है । ( संचिका सं0 
आई. सी. डी . एस . / 80050 / 04 - 2013, पृष्ठ सं0 - 21 / टि0 ) 
6. संबंधित विभागो / पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

( ह0 ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 831- 571 + 1000 -डी०टी०पी० । 

Website : http :// egazette. bih .nic . in 


